शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग /09/ 2013-2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001 . 


" 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 861 ] 


रायपुर , मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2019 - 

-पौष 3, शक 1941 


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक / पंचा.- 312 / पंग्राविवि / 22 / 2019 / 593 /.- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम , 1993 (क्रमांक 1 
सन् 1994 ) की धारा 49 की उप - धारा (29) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, 
एतद्द्वारा, पशुओं के प्रबंधन एवं नियमन कार्य, ग्राम पंचायत को सौंपती है तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 
(क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 93 की उप - धारा (1) एवं ( 2) के अधीन पशुओं के प्रबंधन एवं नियमन के संबंध में निर्देश 
देने की शक्ति संचालक, पंचायत को सौंपती है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अशोक चौबे , उप – सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019 


क्रमांक / पंचा.- 312 / पंग्राविवि / 22 / 2019/593 /.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के 
अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक / पंचा. - 312 / पंग्राविवि / 22 / 2019 / 593, दिनांक 23-12-2019 का अंग्रेजी 
अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अशोक चौबे , उप - सचिव. 


Atal Nagar, the 23rd December 2019 


NOTIFICATION 


No./Panch-312/PGVV/22/2019/593/.- Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 ( No. 1 of 1994 ), 
the State Government, hereby , assigns the work of management and regulation of animals to the Gram 
Panchayat and under sub-section (1 ) and (2 ) of Section 93 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam , 1993 
(No. 1 of 1994 ), assigns the Director , Panchayat power of directions in relation to the management and 
regulation of animals . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

ASHOK CHOUBEY , Deputy Secretary 


1721 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


